रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


___ REGD . NO . D. L - 33004/ 99 


समयमयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड1 
PARTI - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 98 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 18, 2006 / वैशाख 28, 1928 
No. 98 ] ____ • NEW DELHI , THURSDAY, MAY 18, 2006/ VAISAKHA 28 , 1928 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
. .. .... . . ( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
. .. .... नई दिल्ली, 18 मई, 2006 

सं. १ ( आर.ई.- 2006 )/ 2004 - 2009 
फा . सं. 01 / 94 / 180 / 103 / पी एन / ए एम - 07 /पीसी -1. - विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. उप पैराग्राफ 2.12 (1) और (v) में उल्लिखित शब्द और अभिव्यक्ति " वार्षिक आवश्यकता के लिए डी एफ आई ए " को हटाया जाता है । 

2. आयात निर्यात फार्म में, आवेदन शुल्क से संबंधित पैराग्राफ 4. III . के तहत " प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात लाइसेंस " से संबंधित उप 
खण्ड - III में , क्रम संख्या 1 को हटाया जाता है । 

3. पैराग्राफ 4. 19 और 4. 40 में निम्नलिखित समुद्री पत्तनों /वायु पत्तनों / आईसीडी/एलसीएस को जोड़ा जाता है : 

समुदी पत्तन : - जाम नगर के स्थान पर बेदी ( रोजी जामनगर सहित) , मुलद्वारका, पोरबंदर, धरमतर , वाडीनार 
वायु पत्तन : - राजा सांसी ( अमृतसर ) और लखनऊ ( अमौसी ) 
आईसीडी : - भदोई, रायपुर, मंडीदीप ( जिला रायसेन ), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ) और बाबरपुर .. .. 
एलसीएस : - नेपालगंज रोड , अगरतला , सुतरखण्डी, अमृतसर रेल कार्गो और अटारी रोड 
4. पैरा 4.67 के दूसरे उप - पैरा में शब्द और अंक पैरा 4.25 को शब्द और अंक पैरा 4. 68 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । . 
5. पैराग्राफ 4.22 के दूसरे उप - पैरा के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाता है : 

" तथापि, यदि प्राधिकार पत्र मूल्य संवर्धन प्रयोजन जैसे क्रशिंग /ग्राऊंडिग/स्ट्रलाइजेशन के लिए मसालों के आयात के लिये अथवा 
तेलों और ओलियोरेजिन्स के विनिर्माण के लिए है और साधारण सफाई, ग्रेडिंग, पुनः पैकिंग इत्यादि के लिए नहीं है, तो निर्यात दायित्व 
120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । " 


1500 G1/ 2006 


. . 


... . 


. 


. . 


(1) 


- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[Part I - SEC . 1] 
6. निम्नलिखित वाक्य पैराग्राफ 6.7( ग ) के अन्त में जोड़ा जाता है : 

" तथापि , यदि मसालों का आयात मूल्य संवर्धन प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ ग्राऊँडिग/स्ट्रलाइजेशन के लिए मसालों के आयात के लिए अथवा 
तेलों और ओलियोरेजिन्स के विनिर्माण के लिए है और साधारण सफाई , ग्रेडिंग, पुनः पैकिंग इत्यादि के लिए नहीं है, तो निर्यात दायित्व 

120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । " 

7. " मूल - गैर -वरीयता प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सियों की सूची " से संबंधित परिशिष्ट 4-गमें निम्नलिखित एजेन्सी 
जोड़ी जाती है : 

" महाराष्ट्र 
29. थाने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन टी एस एस आई ए हाऊस, 

प्लॉट सं. पी - 26 रोड 16/ टी , बागले इण्डस्ट्रियल एस्टेट , 
थाने - 400604 
दूरभाष : 022 - 25820429 , 25822493 
पैरस : 25823303 
ई - मेल : tssia @ bom. 3. vsnl. net.in 

वैबसाइट : http :// www. tssia .com. 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

के . टी . चाको, महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 18th May, 2006 
No. 9 ( RE- 2006 )/ 2004 - 2009 


F . No. 01/94 / 180 /103 /PNAM - 07 /PC - I.- - In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy, 2004 -- 2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of 
Procedures , Vol. I : 


1. The words and expression “ DFLA for annualrequirement” appearing in sub-paragraphs 2. 12 (i) and (v) stand 


deleted . 


2 . In the Aayaat Niryaat Form , in sub - section -III pertaining to ‘Export licence for restricted items Sl.No. 1 under 
paragraph 4.III . related to Application Fee stands deleted . 


3. The following Sea Ports / Airports/ICDs/LCSs shall be added in Paragraphs 4.19 and 4. 40 : --- 


Seaports : - 


Bedi (including Rozi-Jamnagar ) in place of Jamnagar , Muldwarka, Porbander , Dharamtar , 
Vadinar . 


Airports :--- Raja Sansi( Amritsar) and Lucknow ( Amausi). 
ICDs : Bhadoi,Raipur, Mandideep ( Distt . Raisen ), Durgapur (Export Promotion Industrial Park ) and 

Babarpur . 
LCSs : 

Nepalganj Road, Agartala , Sutarkhandi, Amritsar RailCargo and Attari Road . 
4. In second sub - paragraph of Paragraph 4.67, the words and figures Paragraph 4.25 stand substituted by the 

words and figures Paragraph 4.68 . 


[ 4171 - gue 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. The following sentence stands added at the end of second sub- paragraph of Paragraph 4. 22 :--- 


" However , in case the authorisation is for import of spices for value addition purpose like crushing grounding 
sterlisation or for manufacture ofoils and oleoresins and not for simple cleaning, grading , re -packing etc ., the 
export obligation shall be fulfilled within a period of 120 days." 


6 . The following sentence stands added at the end of paragraph 6 .7 (c ): 

“ However too , in case the import ofspices is for value addition purpose like crushing grounding/ sterlisation 
or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading , re -packing etc ., the export 

obligation shall be fulfilled within a period of 120 days." 
7. The following agency stands added in Appendix 4-C pertaining to “ List of Agencies Authorisation to Issue 

Certificates of Origin -Non - Preferential . 


"MAHARASHTRA 


29. Thane Small Scale Industries Association 

TSSIA House , PlotNo. P - 26 
Road 16 /T ,Wagle Industrial Estate 


Thane - 400604 . 


Phone-022 - 25820429 ,25822493 


Fax : 25823303 
E - mail: issia 13.vs . aici,i 

Website : http ://www.cssia . com ." 
This issues in Public interest. 

K . T. CHACKO , Director General of Foreign Trade & Ex - Office Addl. Secy . 


NA 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


